रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 – उप - खण्ड ( iii ) 
PART II _ Section 3 - Sub- section (iii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 17 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 13 , 2010 / श्रावण 22 , 1932 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13 , 2010 /SHRAVANA 22 , 1932 


No. 17 ] 


भारत निर्वाचन आयोग 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 अगस्त, 2010 
- आ .अ. 29 ( अ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 
का 43 ) की धारा 22 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए एवं समय - समय पर यथासंशोधित अपनी दिनांक 
18 जून , 2008 की अधिसूचना संख्या 434/ हरि .- लो. स./2008( 1 ) में 

आंशिक संशोधन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा हरियाणा 
राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर की 
नियुक्ति करने वाली उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में निम्नलिखित 
संशोधन करता है : 
( क ) 9- गुड़गांव संसदीयनिर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (2 ) की 

विद्यमान प्रविष्टि “ जिला राजस्व अधिकारी, गुड़गांव " के 
स्थान पर प्रविष्टि " उप प्रभागीय अधिकारी ( सिविल ) , 

पटौदी " प्रतिस्थापित की जाएगी । 
( ख ) 9 -गुड़गांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (2 ) मद 

सं. ( 4 ) की विद्यमान प्रविष्टि “ जिला विकास व पंचायत 
अधिकारी, गुड़गांव के स्थान पर " अपर उपायुक्त, गुड़गांव " 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी । 
[ सं. 434 / हरि.- लो .स./2008( 1) ]. 

___ आदेश से , 
शंगारा राम, प्रधान सचिव . 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 4th August, 2010 
O .N . 29 ( E ).--- In exercise of powers conferred by 
sub -section ( 1) of Section 22 of the Representation of the 
People Act, 1951 ( 43 of 1951) and in partial modification of 
its Notification No. 434 / HN- HP/ 2008 ( 1), dated the 
18th June , 2008, as amended from time to time, the Election 
Commission of India , hereby makes the following 
amendments in the table appended to the said Notification 
relating to appointment of the Assistant Returning Officer 
to assist the Returning Officer of the Parliamentary 
Constituency in the State of Haryana, namely : 
(a) For the existing entries in column ( 2) against 

9-Gurgaon Parliamentary Constituency at item 
No. (3 ) i.e .“ District Revenue Officer, Gurgaon " 
shall be substituted by " Sub - Divisional Officer 

(Civil ), Pataudi” ; 
( b) For the existing entries in column ( 2 ) against 

9 - Gurgaon Parliamentary Constituency at item . . 
No. ( 4) i.e. “ District Development and Panchayat 
Officer , Gurgaon " shall be substituted by 
" Additional Deputy. Commissioner, Gurgaon ". 

No. 434/ HN- HP2008 (1)] 

__ By Order, 
SHANGARA RAM, Principal Secy . 


3202 GI/ 2010 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


